पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 सितम्बर 2021-भाद्रपद 19, शक 1943 


क्रमांक 37 ] 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 जुलाई 2021 


क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती जयश्री जैन, भा.प्र.से. (2016), उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय 
को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, जिला-बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलप्रीत सिंह, सचिव. 


751 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2021. 


752 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 [ भाग 1 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 जुलाई 2021 


क्रमांक एफ 4-3/2016/1 (एक).--राज्य शासन WEN माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार गुप्ता, तत्कालीन न्यायाधिपति, 
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 15 फरवरी, 2021 से 19 फरवरी, 2021 (05 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित लघुकृत अवकाश 
एवं अवकाश पूर्व दिनांक 13-02-2021 तथा 14-02-2021 तथा अवकाश पश्चात्‌ दिनांक 20-02-2021 तथा 21-02-2021 का सार्वजनिक 
अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 14 जुलाई 2021 


क्रमांक एफ 5-8/2018/1 (एक) .--राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविन्द सिंह चंदेल, न्‍्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च 
न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 31 मार्च, 2021 से 13 अप्रैल, 2021 (14 दिन) का पूर्ण बेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पूर्व 
दिनांक 30 मार्च, 2021 तथा अवकाश पश्चात्‌ दिनांक 14 अप्रैल, 2021 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तिर स्वीकृति प्रदान 
करता है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 जुलाई 2021 
क्रमांक एफ 4-3/2016/1 (एक).--राज्य शासन Wes माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार गुप्ता तत्कालीन न्यायाधिपति, 
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 12 मार्च, 2021 से 26 मार्च, 2021 (15 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं 


अवकाश पूर्व दिनांक 11 मार्च, 2021 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 जुलाई 2021 


क्रमांक ई 7-02/2021/एक-2.--सुश्री श्वेता सुमन, भा.प्र.से. (2020), सहायक कलेक्टर, जिला सरगुजा को दिनांक 16-04- 
2021 से दिनांक 06-05-2021 तक कुल 21 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


2. अवकाश काल में सुश्री श्वेता सुमन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 
मिलते थे. 
3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सुमन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
विभोर अग्रवाल, अवर सचिव. 


ऊर्जा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 जुलाई 2021 
क्रमांक 1548/एफ 26/04/2021/13/2.--राज्य शासन द्वारा क्रेडा के गवर्निंग बॉडी में दो (02) सदस्यों के पदों का सृजन करने का 


निर्णय लिया गया है. तदोपरांत, एतद्द्वारा, श्री कन्हैया अग्रवाल (कवर्धा) एवं श्री विजय साहू (दुर्ग) को छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास 
एजेंसी (क्रेडा) के सदस्य पद पर नियुक्त किया जाता है. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 753 


2. राज्य शासन के sad निर्णय के अनुसरण में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (HST) के 
बायलॉज में आवश्यक संशोधन कर श्री कन्हैया अग्रवाल (कवर्धा) एवं श्री विजय साहू (दुर्ग) के क्रेडा के सदस्य पद पर नियुक्ति बाबत्‌ HST 
द्वारा कार्यवाही किया जावे. 


3. आदेश के उपर्युक्त पैरा-2 के अनुसरण में संशोधित बॉयलॉज, श्री कन्हैया अग्रवाल (कवर्धा) एवं श्री विजय साहू (दुर्ग) की नियुक्ति 
हेतु क्रेडा की गवर्निंग बॉडी द्वारा पारित संकल्प की प्रति तथा नियुक्त सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना इस विभाग को उपलब्ध कराई 
जावे. 


4. क्रेडा में नियुक्त उपरोक्त सदस्यों का वेतन, दैनिक भत्ता एवं अन्य देय सुविधायें, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के 
मंडल/आयोग/निगम के अध्यक्ष/सदस्यों को देय सुविधाओं के संबंध में जारी वित्त निर्देश अनुसार प्रशासित रहेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अंकित आनंद, विशेष सचिव. 


संस्कृति विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2021 


क्रमांक एफ 4-1/2020/30/सं..--राज्य शासन एतद्द्वारा अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों तथा उनके अश्रितों को वित्तीय 
सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता योजना नियम, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्‌ :-- 


संशोधन 


उक्त नियम में-- 
1. नियम 2 के उपनियम (दो) में विनिर्दिष्ट मासिक आय की सीमा को निम्नानुसार संशोधित किया जाए ;-- 


(1) परिवार के अकेले सदस्य के लिए रु. 72000/- वार्षिक 
(2) परिवार के दो सदस्यों के लिए रु. 1,44,000/- वार्षिक 
(3) परिवार के तीन या तीन से अधिक सदस्यों के लिए. रु. 2,16,000/- वार्षिक 


2. ये संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2021 
क्रमांक एफ 4-02/2021/30/सं.-- 
देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार 
प्रस्तावना :-- मन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं -- 


1. संक्षिप्त नाम :-- 
(1). इन नियमों का संक्षिप्त नाम “देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार नियम” है. 


(2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे. 


754 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 [ भाग 1 


परिभाषा :-- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-- 
a “नृत्य दल/संस्था” से तात्पर्य एक नृत्य दल/संस्था से है. 


a. “निर्णायक मंडल” से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठित किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है. 


पुरस्कार का स्वरूप :-- प्रदेश की लोक शैली पंथी नृत्य पर आधारित प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नृत्य 
दल/संस्था को प्रतिवर्ष “देवदास बंजारे स्मृति Get नृत्य पुरस्कार” राशि रुपये 50 हजार (रुपये पचास हजार) नगद एवं प्रशस्ति पत्र 
के रूप में दिया जावेगा. पुरस्कार, उत्कृष्ट कार्य करने वाले नृत्य दल/संस्था को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल 
(जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा. 


निर्णायक मंडल का गठन :-- राज्य शासन, पंथी नृत्य पर आधारित प्रदर्शनकारी कला क्षेत्र के प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञों/विशेषज्ञों का 

एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो सामान्यतः पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा :-- 

(1). लोक शैली पंथी नृत्य एवं आंचलिक संस्कृति क्षेत्र के पांच प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञ/विशेषज्ञ — सदस्य 

निर्णायक मण्डल की शक्तियाँ :-- 

(1). संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे नृत्य दल/संस्था के नाम 
पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह पुरस्कार के उद्देश्यों के अनुरूप पाए, 


(2) प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए एक नृत्य दल/संस्था का चयन होगा. 


(3). निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वसम्मति से की गई लिखित 
अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा. 


(4)... निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित नृत्य दल/संस्था की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी. 
(5) पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी. 


(6) निर्णायक मंडल के आमंत्रित माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए वातानुकूलित द्वितीय at 
टैक्सी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा. 


चयन की प्रक्रिया :-- पुरस्कार के लिए पात्र नृत्य दल/संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-- 

(1). जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, संस्कृति एवं 
पुरातत्व द्वारा राज्य के प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर प्रविष्टियां आमंत्रित 
की जावेंगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी. विज्ञप्ति जारी करने की तिथि, 
समय-सीमा आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा. 


(2)  प्रविष्टियां आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की 
जाए :-- 
क. नृत्य दल/संस्था का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ. 
ख. लोक शैली पंथी नृत्य पर आधारित प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में किये ये कार्यों की जानकारी. 


TT. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण. 


a. लोक शैली पंथी नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण पत्र एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में 
प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति (SIT IATA). 


डर चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के संबंध में संबंधित नृत्य दल/संस्था की लिखित सहमति. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 755 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


क. चयन के लिए नियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी. 


ख. एक बार चयन नही होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित नृत्य दल/संस्था का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु 
विचारणीय नहीं है. 


प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चातृवर्ती पत्र-व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं 
किया जावेगा. 


प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन 
किसी भी विवाद में पक्षकार नहीं माना जाएगा. 


निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को 
पंजीकृत किया जावेगा-- 


क्रमांक पुरस्कार हेतु नृत्य दल/संस्था  प्रविष्टिकर्ता का नाम प्राप्त कागजातों के अन्य 


का नाम तथा पता पद एवं पता कृल पूृष्ठों की 
संख्या 
1 2 3 4 5 


पंजीयन के पश्चात्‌ आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक 
मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी-- 

नृत्य दल/संस्था का नाम एवं पता 

प्रस्तावक 

नृत्य दल/संस्था की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा 

प्राप्त पुरस्कार 

प्रमाण पत्र/टिप्पणियां 

पुरस्कार ग्रहण करने Tad सहमति है/नहीं है. 


ON RQ NS दूत 


चयन का मानदंड :-- पुरस्कार के लिए प्रदर्शनकारी लोक शैली पंथी नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नृत्य दल/संस्था के 
चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :-- 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


पुरस्कार के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे नृत्य दल का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से लोक शैली 
पंथी नृत्य कला के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो. 


निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के लोक कला कार्यों का मूल्यांकन होगा. 


पुरस्कार चूंकि लोक कला पंथी नृत्य के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए लोक कला के उत्कृष्ट कार्य करने 
वाले नृत्य दल/संस्था द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है. 


यह भी देखा जाएगा कि लोक कला पंथी के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता 
से अपनाया गया है. 


निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवार जन उस वर्ष के पुरस्कार के लिए अपनी प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं कर 
सकेंगे, जिस वर्ष के पुरस्कार के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य है. 


पुरस्कार की घोषणा :-- निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रुप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा 
पुरस्कार के लिए चयनित नृत्य दल/संस्था की औपचारिक घोषणा की जावेगी. 


756 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 [ भाग 1 


अलंकरण समारोह :-- पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा आयोजित राज्य के स्थापना दिवस 
समारोह के अवसर पर राज्य अलंकरण समारोह में प्रदान किया जायेगा, जिसमें भाग लेने के लिए चयनित नृत्य दल/संस्था प्रतिनिधि 
को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में सम्मानित नृत्य दल अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, 
जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. पुरस्कार प्राप्त नृत्य दल को पुरस्कार समारोह में सम्मिलित होने के 
लिए वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी/टैक्सी में यात्रा करने तथा यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी. 


व्यय की संपूर्ति :-- पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की 
जायेगी. 


नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :-- राज्य शासन, संस्कृति विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं 
परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी 
जावेगी तथा ऐसे मामलों के निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग को प्राप्त होंगे जिनका कि इन 
नियमों में उल्लेख नहीं है. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2021 


क्रमांक एफ 4-3/2021/30/सं.-- राज्य की कला एवं सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अंचल के विविध लोक कलाओं 


नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ पाक कला, छत्तीसगढ़ सौन्दर्यकला के 
कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत विकास हेतु “मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना” के अंतर्गत कलाकारों 
को यथोचित प्रोत्साहन/सम्मान/आर्थिक सहायता हेतु निम्नानुसार नियम बनाता है अर्थात्‌ :-- 


नियम 
संक्षिप्त नाम एवं विस्तार.-- 
(1) ये नियम “मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, 2021” कहलायेंगे. 


(2) ये नियम इसके प्रकाशन की तिथि से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावी होंगे. 


परिभाषाएं. — 

(1) “राज्य” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य, 

(2) “शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन. 

(3). “विभाग” से अभिप्रेत है संस्कृति विभाग. 

(4) “संचालनालय” से अभिप्रेत है संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व, 

(5) “संचालक/आयुकत” से अभिप्रेत है संचालक/आयुकक्‍त, संस्कृति एवं पुरातत्व. 

(6) “समिति” से अभिप्रेत है इस नियम के नियम 6 के अंतर्गत गठित समिति. 

(7) “लोक कलाकार” से अभिप्रेत है नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, ada aren, शिल्प 
कलाकार, छत्तीसगढ़ पाक कला, छत्तीसगढ़ सौंन्दर्यकला. 


उद्देश्य. — 
(1) राज्य के लोक कलाकारों/दलों को प्रोत्साहित करना. 


(2). प्रदेश की लोक संस्कृति और कला को जीवंत बनाने में अपना सतत योगदान देने वाले कलाकारों को यथासंभव आर्थिक 
सहायता प्रदान करना है. 


(3). लोक कलाकारों को यथोचित प्रोत्साहन/आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को मानक एवं पारदर्शी बनाना. 
आवेदन की प्रक्रिया.-- 
(1). विभागान्तर्गत समय-समय पर दैनिक समाचार पत्रों तथा संचालनालय के सूचना पटल, सोशल मीडिया एवं वेबसाईट 


www.cgculture.in & माध्यमों से सूचना प्रसारित की जाएगी. 


(2) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 


757 


5. पात्रता/निर्धारण. — 
(1) चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य, 


(2) विधा एवं प्रोत्साहन राशि निर्धारण -- 


क्रमांक प्रोत्साहन का प्रकार वार्षिक प्रोत्साहन पात्रता 
राशि 
(1) (2) (3) (4) 
1. नृत्य -संगीत, लोक नाट्य, 24000/- अधिकतम 30 कलाकार/दल को कला के 


लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार. 


2. वाद्ययंत्र वादक 

3. शिल्प कलाकार 

4. छत्तीसगढ़ पाक कला 
(छत्तीसगढ़ी व्यंजन) 

5. छत्तीसगढ़ सौन्दर्यकला 
( श्रृंगार ) 


18000/- 


15000/- 


12000/- 


12000/- 


संरक्षण संवर्धन विकास कार्य हेतु देय होगा. 


अधिकतम 25 कलाकार/दल को कला के 
संरक्षण संवर्धन विकास कार्य हेतु देय होगा. 


अधिकतम 20 कलाकार को कला के 
संरक्षण संवर्धन विकास कार्य हेतु देय होगा. 


अधिकतम 15 कलाकाए/दल को कला के 
संरक्षण संवर्धन विकास कार्य हेतु देय होगा. 


अधिकतम 10 कलाकार को कला के संरक्षण 
संवर्धन विकास कार्य हेतु देय होगा. 


(3) लाभांवित होने वाले कलाकार जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय राशि रुपये 96,000/- से अधिक न हो. 


(4) चयनित कलाकारों/दलों को वित्तीय वर्ष में 1 बार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी तथा आगामी 2 वर्षों के लिए अपात्र 


होंगे. 


(5) प्रोत्साहन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से देय होगा. 


समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नानुसार सदस्य सम्मिलित होंगे :-- 


चयन समिति.--- कलाकारों/कला दलों के पंजीयन हेतु पोर्टल के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज के परीक्षण/पुष्टि एवं चयन हेतु चयन 


क्र. विभागीय चयन समिति के गठित सदस्य संख्या 

(1) (2) (3) 
1. संचालनालय के आयुक्‍क्त/संचालक ( अध्यक्ष) 01 - शासकीय अध्यक्ष 
2. संचालनालय स्तर पर (अध्यक्ष द्वारा नामांकित) 02 - शासकीय सदस्य 
3. खैरागढ़ के कुलपति, मनोनित 01 - अशासकीय सदस्य 


कमलादेवी संगीत महाविद्यालय या श्रीराम संगीत 
महाविद्यालय या दूरदर्शन या आकाशवाणी के 
4++ ग्रेड के सदस्य/कलाकार. 


01 - अशासकीय सदस्य 


समिति की बैठक 03 माह के अनन्‍्तराल में सम्पन्न की जा सकेगी, जिसमें उस अवधि तक पंजीयन पोर्टल में अपलोड दस्तावेजों पर 
विचार कर पंजीयन की कार्यवाही की जायेगी. समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा. कलाकारों/दलों को ईमेल/मैसेज द्वारा पंजीयन 
की जानकारी एवं विभागीय वेबसाईड www.cgculture.in/chinhariportal F दर्शायी जाएगी. 


758 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 [ भाग 1 


7. प्रशासनिक विभाग/नोडल ऐजेंसी.-- 
(1). इस योजना का प्रशासनिक विभाग छत्तीसगढ़ शासन का संस्कृति विभाग होगा तथा इसके क्रियान्वयन हेतु नोडल ऐजेंसी 


संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व, रायपुर होगी. 


(2) किसी भी व्याख्या संबंधी विवाद अथवा अन्य विवाद पर संचालक, संस्कृति का निर्णय अंतिम होगा. 


(3) यह योजना एक सहायता के रूप में है, इसके संबंध में कोई अपील अथवा न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा 
सकेगा. 


8. नियमों में संशोधन.--- यदि इन नियमों के किसी उपबंधों में कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो तो उक्त संबंध में यथोचित 
कारण दर्शाते हुए नियमों में संशोधन किया जा सकेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कुसुम Wen, अवर सचिव, 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बेमेतरा, दिनांक 23 जुलाई 2021 


क्रमांक 976/अ-82/2017-18.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे wae 
पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बेमेतरा थानखम्हरिया पदमी 0.30 अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सिरवाबांधा जलाशय 
Ue. 17 साजा. नहर (निर्मित) में 


अर्जित भूमि. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
भोसकर विलास संदिपान, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 759 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


सरगुजा, दिनांक 10 मार्च 2021 


रा.प्र.क्रमांक 282/अ-82/2020-21.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ 
पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) को धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतदद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को sad भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 

भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 

जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

सरगुजा लखनपुर लोसंगा 8.540 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन लोसंगा. जलाशय 

संभाग क्रमांक-1 अम्बिकापुर, योजना के डूब क्षेत्र 

जिला-सरगुजा. एवं बायीं तथा दायीं 


तट नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


सरगुजा, दिनांक 1 अप्रैल 2021 


रा.प्र.क्रमांक 459/अ-82/2020-2021.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ 
पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) को धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतदद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को sad भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 

भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 

जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 

(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
सरगुजा लखनपुर लिपिंगी 1.025 कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बिन्जोरा व्यपवर्तन 
संभाग क्रमांक-1 अम्बिकापुर. योजना के बांध एवं 
मुख्य नहर के निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


760 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 [ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़ ), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़, दिनांक 19 अगस्त 2021 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-05/अ-82/2019-20.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) 
से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 

भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 

जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 

(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ पुसौर कांदागढ़ 6.359 मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार औद्योगिक प्रयोजनार्थ 
प.ह.नं. 31 एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ (छ.ग.). एनटीपीसी लारा हेतु 
छूटी हुई भूमि का 
भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 19 अगस्त 2021 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-06/अ-82/2019-20.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) 
से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे 
एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 

भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 

जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 

(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ पुसौर आरसमुड़ा 0.723 मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार औद्योगिक प्रयोजनार्थ 
Wer. 32 एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ (छ.ग.). एनटीपीसी लारा हेतु 
छूटी हुई भूमि का 
भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव, 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 761 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं (1) (2) 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रब॑ 10/91 0.008 
आपदा प्रबंधन विभाग 
10/37 0.028 
pat 11/278 0.024 
रायगढ़, दिनांक 23 अगस्त 2021 
10/115ख, 10/115ग 0.024 
क्रमांक 01/अ-82/2019-20.--चूंकि राज्य शासन को इस 10/155 0.012 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में ee 1097 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और मा ons 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 10/129 0.008 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा 10/130 0.008 
जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता 
10/81 0.008 
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 
10/43 0.012 
अनुसूची 10/157 0.036 
10/123 0.024 
(1) भूमि का वर्णन- 10/115क 0.020 
(क) जिला-रायगढ़ 
10/154 0.020 
(ख) तहसील-रायगढ़ 
(ग) नगर/ग्राम-चिटकाकानी 10/213 0.033 
(A) लगभग क्षेत्रफल-0.678 हेक्टेयर 11/1 0.016 
10/63, 10/120 0.006 
खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में) 11/9 0.020 
(1) (2) 12/3 0.008 
10/92 0.036 
16182 nee 10/196%, 10/1968 0.024 
10/106 0.020 
10/209 0.008 
10/214 0.020 
0.00 
ue i 10/202 0.020 
10/105 0.040 44/5 0.032 
11/8, 11/10 0.020 
10/126 0.024 योग ae ०028 
10/25 0.012 
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एनटीपीसी 
10/33 0.012 तलाईपाली कोल माईस परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु. 
12/4 0.016 
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
12/8 0.008 (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 
10/132 0.010 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
10/36, 10/78 0.008 भीम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


[ 411 


दिनांक 10 सितम्बर 2021 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, 


10७9७ 


(3 maw 21७० (२७ 0॥0॥22-०९॥ ६ ०॥४१ lb ४09७७ DRIAL) ॥७५51६ OZ ६ Sale 42288] Darina #1 1७७४७ AY pad 1०1०9 1७% ॥०७७७ ५॥८| 


1ट0ट छ1७ €Z Dib) ‘AhbdIein 
ahP>iein “७३७ Pin} ‘(LAIR MPbiIe—k) ‘Rare pbIpio 
1821/6 ५६ Jerhy Leite} 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 763 


॥॥॥॥ ॥ | itt 


oC CC नि 
नर 
1 Bm teat | 


1॥10४४॥/ 
mi} 


ooo 
aaa ee 


Eni oatmeal ial = 
CS (Sr 8 a ae थक मामा बना 
== 
- 
ee 
ee 
Cae, 1. जा 6६ जा 
नानगुर 


भाग 1 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 765 


हर 
ह 
F 


हगिकि 1 टिक /फ 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 [ भाग 1 


। । | 


1॥॥॥ 00001 
EEE At EE 


i 
iN | 
F Hi 


F 
। 
F 


fal an 


ECC 


4 ea 
ha 


10 जा 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 


sa dL DC 
| 
aint ahi 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 


i । 


; 
| 4 । z 


| जार” शान = उस जा हक 


F 
Lt 
t 
i 


पटवारी हल्का yes का नाथ ग्राम का शाम 
रू wae wer कल 


: [ । 
ve हे 
ta 
श्र 


: 


| | 
| । / । । । । |; ' 
है Pe | j 
bal 
कल 
ह न 


772 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 [ भाग 1 


हल्का गुख्यालय का गाव 


] ५ 
: i हि 
. t 


नेक किगस्गंंफफ +ू|ऊई| 


i 


woe निरीक्षक मण्डल का 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 73 


J 
a 


i 


Hl 
ss i 
DEE EAE At 


774 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 [ भाग 1 


: 


भाग दिनांक 10 सितम्बर 


11111 FEE IE । 

fait 

Ebb be Fee FF FF — 
lt 
i} 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 777 


117 Ce “व. a CC SS 


‘wail 
MD 


Lt 


F 


दरभा 


7718 


॥॥॥ i |i 


Sse Se 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 779 


कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ 
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2021 


क्रमांक 21/चार/निरहित/2018-21/1877.--विधानसभा निर्वाचन-2018 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे श्रीमती मदालसा ध्रुव उर्फ (रूखमनी ), जिला-धमतरी को तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित किये जाने 
संबंधी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्‍ली के आदेश संख्या छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/56/2018, दिनांक 05 जुलाई, 2021 सर्व साधारण की 
जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है. 


( के. सी. देवसेनापति ) 
अति. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी. 


भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍ली-110001 


नई दिल्‍ली, तारीख 05 जुलाई, 2021--14 आषाढ़, 1943 (शक) 


सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/56/2018.--यत: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा का साधारण निर्वाचन 
2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी. कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की 
तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी. 


और यत;, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी 
के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है 


और यत:, 56-सिहावा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा sad निर्वाचन के परिणाम 11 
दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे. इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 जनवरी, 2019 थी; 


और aa:, जिला निर्वाचन अधिकारी, धमतरी छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 
29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम./2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 9 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 
श्रीमती मदालसा Ya उर्फ रूखमनी जो छत्तीसगढ़ के 56-सिहावा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय 
अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं. 


और यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, धमतरी जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर 
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के 
लिए श्रीमती मदालसा ध्रुव उर्फ रूखमनी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 2 मार्च, 2021 को जारी किया गया था; 


और यत;, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 2 मार्च, 2021 के उपर्युक्त कारण 
बताओ नोटिस के जरिए श्रीमती मदालसा Ya उर्फ रूखमनी को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे 
न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा 
दाखिल करें; 


और यत:, Sad नोटिस श्रीमती मदालसा ya उर्फ रूखमनी द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2021 को प्राप्त किया था. अभ्यर्थी से प्राप्त पावती 
रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी धमतरी द्वारा अपने दिनांक 4 जून, 2021 के पत्र सं. 275/लेखा/व्यय लेखा/2020-21 के जरिए आयोग को 
प्रस्तुत कर दी गई है; 


780 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 [ भाग 1 


और यत;, जिला निर्वाचन अधिकारी, धमतरी द्वारा, अपने दिनांक 4 जून, 2021 के पत्र सं. 275/लेखा/व्यय लेखा/2020-21 के जरिए 
प्रस्तुत की गई अनुपूरक fate में यह बताया गया है कि श्रीमती मदालसा ध्रुव उर्फ रूखमनी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन 
और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है. इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत 
भी sad विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; 


और यत:, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्रीमती मदालसा श्लुव उर्फ रूखमनी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में 
विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, 


और aa: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-- 
“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -- 


(1) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है, दाखिल 
करने में असफल रहा है; तथा 


(1). उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित 
आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए 
निरहित होगा; 


अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि 
छत्तीसगढ़ राज्य 55-सिहावा (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन 
लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्रीमती मदालसा ध्रुव उर्फ रूखमनी, ग्राम-बनबगौद्‌, पो.-बाजारकुरीडीह, तह.-नगरी, जिला-धमतरी, छ.ग. पिन- 
493778 को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान 
सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहिंत है. 


आदेश से, 


हस्ता./- 
( नरेन्द्र ना. बुटोलिया ) 
वरिष्ठ प्रधान सचिव, 
भारत निर्वाचन आयोग. 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 


New Delhi, dated OSth July, 2021—14 Asadha, 1943 (Saka) 
No. CG-LA/ES-I/56/2018.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 


2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 
2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018. 


AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting 
candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election 
Officer, from the date of election of returned candidate; 


AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 
56-Sihawa (ST) Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election 
expenses was 10th January, 2019. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 10 सितम्बर 2021 781 


AND WHEREAS, as per the report dated 9th January, 2019 submitted by the District Election Officer, 
Dhamtari District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/4/LAEle./ 
EEM/2019/85, dated 29th January, 2019, an Independent contesting candidate Smt. Madalsa Dhruw (Rukhmani), 
from 56-Sihawa (ST) Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election 
expenses as required by law. 


AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Dhamtari District, Chhattisgarh 
and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a show Cause Notice, dated 2nd March 2021 was issued by Election 
Commission of India under sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Smt. Madalsa Dhruw 
(Rukhmani), for non-submission of Election expenses; 


AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above 
said Show Cause Notice, dated 2nd March 2021 Smt. Madalsa Dhruw, (Rukhmani), was directed to submit his 
representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge 
his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer 
concerned within 20 days from the date of receipt of the notice; 


AND WHEREAS, the said notice was received by Smt. Madalsa Dhruw (Rukhmani), on 27th March, 
2021. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District 


Election Officer, Dhamtari vide his letter 275/लेखा/व्यय लेखा/2020-21 dated 4th June, 2021. 


AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Dhamtari vide his 
letter No. 275/लेखा/व्यय लेखा/2020-21 dated 4th June, 2021, has stated that Smt. Madalsa Dhruw (Rukhmani), has not 
submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till 
date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due 
notice to the Election Commission of India as well; 


AND WHEREAS, the Commission satisfied that Smt. Madalsa Dhruw (Rukhmani), has failed to lodge an 
account of election expenses and has no good reason or justification for the failure; 


AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the people Act, 1951 Stipulates that :— 
“Tf the Election Commission is satisfied that a person: 


(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by 
law or under this Act, and 


(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order pub- 
lished in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disquali- 
fied for a period of three years from date of the under; 


NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the 
Election Commission of India hereby declares Smt. Madalsa Dhruw (Rukhmani), resident of Village-Banabgoud, 
Post-Bazarkurridih, Tehsil-Nagri, Distt.-Dhamtari (C.G.) Pin Code-493773 and the contesting Independent 
candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 56-Sihawa (ST) Assembly 
Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either 
House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period 
of three years from the date of this order. 


By order, 


Sd/- 
(NARENDRA N. BUTOLIA) 
Senior Principal Secretary, 
Election Commission of India. 


